रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 1356 ] 
No. 1356 ] 


yeyjar 

POP 


सत्यमेव जयते 

का 


1957 GI / 2023 


सी . जी . डी . एल . अ . - 24032023-244646 


CG - DL - E - 24032023-244646 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 24 , 2023 / चैत्र 3 , 1945 

NEW DELHI , FRIDAY , MARCH 24 , 2023 / CHAITRA 3 , 1945 


कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 

( कृषि और किसान कल्याण विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 मार्च , 2023 


बेसिलस थुरिनजेनसिस ( बीटी ) कपास संकर का 

संस्करण 
अधिकतम विक्रय मूल्य 
( रुपये में ) 


- 

का . आ . 1409 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 10 का 55 ) की धारा 3 के साथ पठित 
कपास बीज मूल्य ( नियंत्रण ) आदेश , 2015 के खंड 5 के उप - खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कपास 
बीज की अधिकतम विक्रय कीमत की सिफारिश करने के लिए उक्त खण्ड के उप - खण्ड ( 2 ) में निर्दिष्ट समिति से परामर्श 
करने के पश्चात् , संपूर्ण भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट बेसिलस थुरिनजेनसिस 
( बीटी ) कपास बीज पैकेट ( 475 ग्राम आरआईबी बीज पैकेट जिसमें न्यूनतम 5 प्रतिशत और अधिकतम 10 प्रतिशत 
गैर - बीटी कपास बीज हो ) की अधिकतम विक्रय कीमत अधिसूचित करती है । 

सारणी 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


( 1 ) 


बीजी -1 


635 


बीजी- II 


853 


[ फा . सं . 6-2 / 2023 - एसडी IV ] 
पंकज यादव , संयुक्त सचिव 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
( Department of Agriculture And Farmers Welfare ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 23rd March , 2023 

S.O.1409 ( E ) . In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act , 1955 ( 10 
of 55 ) read with sub - clause ( 1 ) of clause 5 of the Cotton Seed Price ( Control ) Order , 2015 , the Central Government , 
after consultation with the Committee referred to in sub - clause ( 2 ) of the said clause to recommend the maximum sale 
price of cotton seed , hereby notify the maximum sale price of Bacillus thuringiensis ( Bt . ) cotton seed packets ( 475 
grams RIB seed packet containing minimum 5 percent and maximum 10 percent non Bt . Cotton seed ) specified in the 
Table below for the financial year 2023-24 for the whole of India 


Version of Bacillus thuringiensis ( Bt . ) 

cotton hybrid 


Maximum sale price 

( in Rupees ) 


TABLE 


BG - I 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


635 


BG - II 


853 

[ F.No.6-2 / 2023 - SD.IV ] 

PANKAJ YADAV , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 

VERMA 

Dale 2023032411 : 43 : 09 + 05 : 30 


